सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 अग्रहायण , 1943 ( श ० ) 
16 दिसम्बर , 2021 ( ई ० ) 


संख्या- 622 राँची , गुरूवार , 

, 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
2 दिसम्बर , 2021 


- 


संख्या -13 / वरीय नियुक्ति- 01/2019 का०-8204 -- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Civil 
Appeal No. 1698 of 2020 [ Arising out of S.L.P. ( C ) No. 14156 of 2015 ] में 
दिनांक 19.02.2020 को पारित आदेश तथा झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में 
श्री आनन्द कुमार त्रिपाठी ( क्रमांक -122839 ) की झारखण्ड उच्च न्यायालय की विज्ञापन संख्या 
01 / 2017 / Apptt . के विरुद्ध झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश पद की अभ्यर्थिता 
( Candidature ) रद्द की जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


मो ० जियाऊल अंसारी , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 622 50 


-- 


